PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., MARCH 12, 1985 (PHGN. 21 , 1906 SAKA ) 


675 


राजस्व विभाग 


दिनांक 2 मार्च, 


1985 


सं . 293 - रा- II - 85/ 7031.--पंजाब अग्रक्रया अधिनियम , 191 3, की धारा 8 की उप धारा ( 2) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा घोषित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित 
भूमि के , जो दिनांक 23 मई, 1981, को निष्पादित रजिस्टीकृत बिक्री विलेख द्वारा श्री सतपाल , पुत्र श्री जोधा राम , पुत्र श्री 
गणेशराम, निवासी गन्नौर , तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, द्वारा मै . अजय राईस एण्ड जनरल मिल्ज के माध्यम से इन्द्रसेन जैन , पुत्र 
विशम्बर दयाल जैन , गन्नौर मण्डी, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत , को नए उद्योग की स्थापना के लिए बेची गई थी , विक्रय के 
बारे में अग्रक्रय को कोई अधिकार नहीं होगा : -- 

अनुसूची 


* जिला 


तहसील 


राजस्व 
सम्पदा 


भूमि का विवरण 


क्षेत्रफल 


खेवट नं ० 


खतौनी नं ० किला नं ० 


कनाल मरला 


सोनीपत 


गन्नौर 


गांव बाय 


34 


58 मिन 


17 


4--00 


3 


17 


8--00 


4 


कुल जोड़ 


12--0 


एल ० सी ० गुप्ता , 
सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


REVENUE DEPARTMENT 


The 2nd March , 1985 
No. 293 - R - II - 85 / 7031. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of seotion 8 of the 
Punjab Pre- emption Act, 1913 , the Governor of Haryana hereby declares that no right of pre -emption 
shall exist with respect to the sale of land described in the Schedule given below made by Shri Satpal, son 
of Shri Jodha Ram , son of Shri Ganesh Ram , resident of Ganaur, Tehsil Ganaur, District Sonepat, by a 
registered sale deed executed on 23rd May , 1981 , in favour of M /s Ajay Rice and General Mills through 
Shri Indersain Jain , son of Shri Bishamber Dayal Jain, Ganaur Mandi, Tehsil Gauaur, District Sonepat, for 
setting up new industry : 

SCHEDULE 


District 


Tahsil 


Revenue 
Estate 


Description of land 


Area 


K. 


M. 


Khewat 

No. 


Khatauni 

No. 


Killa 

No. 


Sonepat 


Ganaur 


34 


58 Min 


17 


4-0 


Village 
Bia 


3 


17 


8--00 


4 


Total 


12-00 


L. C. GUPTA , 
Secretary to Government , Haryana , 

Revenue Department. 


U. 


